रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 


REGD NO D . L - 33004/ 99 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


भारत के राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 -- Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 37 ] 
No. 37 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 18 , 2000 /पौष 28 , 1921 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18 , 2000 / PAUSA 28 , 1921 


कृषि मंत्रालय 
( पशुपालन एवं डेयरी विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2000 


का० आ० 51 ( अ ). - भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 (1984 का 52 ) की धारा 16 की 
उपधारा (3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् से परामर्श के बाद 
केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्य से भारत के बाहर पशुचिकित्सा संस्थानों द्वारा 
प्रदान की जाने वाली कुछ पशुचिकित्सा अर्हताओं को मान्यता प्रदान करती है तथा इस उद्देश्य से 
निम्नांकित संशोधन करती है ताकि उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में ये अर्हताएं सम्मिलित 
की जायें, नामत: 


उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में क्रम संख्या 9 तथा संबंधित प्रविष्टियों के बाद 
निम्नानुसार क्रम संख्याओं एवं प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, नामतः 


द्वितीय अनुसूची 
( धारा 2 (ड.) एवं धारा 16 देखें ) 


भारत के बाहर के संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा अर्हताएं 
देश एवं संस्थान 

मान्य पशुचिकित्सा अर्हता पंजीकरण हेतु संक्षिप्ति 


( 2 ) 


स्लोबाक गणराज्य 
"10 पशुचिकित्सा 
औषधि विश्वविद्यालय, 
कोसिके, स्लोवाक 
रिपब्लिक 


( डिप्लोम) डॉक्टर ऑफ 
वेटिरिनरी मेडिसिन 
एम वी डीआर 


एम वी डीआर 
( यह भारतीय विश्वविद्यालयों 
द्वारा प्रदान की जाने वाली 
बी . वी . एससी. एवं ए. एच. 


के 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3 (ii)] 
समकक्ष एक मान्यता प्राप्त पशु 
चिकित्सा अर्हता होगी जबकि 
इसे 30 अक्तूबर 2005 से पूर्व 

प्रदान किया गया हो )। 
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ 
11. मास्को स्टेट एकेडमी (डिप्लोम) मास्टर 

एम. एस. वी . (यह भारतीय 
ऑफ वेटिरिनरी मेडिसिन ऑफ साइंस इन 

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान 
एंड बायोटेनोलॉजी, बेटिरिनरी 

की जाने वाली बी. वी. 
मास्को 

एस . सी . एंड ए . एच. के समकक्ष 
एक मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा 
अर्हता होगी जबकि इसे 30 
अक्तूबर, 2005 के पूर्व प्रदान 
किया गया हो ।) 


12. एन. एम . बोरिसेन्को 
जू बेटिरिनरी संस्थान, 
कारकोव, उक्रेनिया 


(डिप्लोम ) मास्टर 
ऑफ साइंस इन 
वेटिरिनरी मेडिसन 


एम . एस. वी. एम. 
यह भारतीय विश्व 
विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने 
वाली बी. वी. एस. सी . एंड ए. एच. 
के समकक्ष एक मान्यता प्राप्त 
पशु चिकित्सा अर्हता होगी जबकि 
इसे 30 अक्तूबर, 2005 के पूर्व 
प्रदान किया गया हो ।) " 


[ फाइल सं. 52 - 44 /97 -एल. डी.टी . ( वी सी ) ] 

पवन रैना , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : -- भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 (1984 का 52 ) 21 अगस्त, 1984 
को भारत के राजपत्र के असाधारण भाग- 2, खंड - 1 में प्रकाशित हुआ था तथा इसके बनने के बाद 
से उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में कोई नई प्रविष्टि सम्मिलित नहीं की गई है । 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Animal Husbandry and Dairying) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th January , 2000 


S. 0 . 51 ( E ). --- .In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3 ) of section 16 of 
the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984 ), the Central Government after 
consultation with the Veterinary Council of India , hereby recognises certain veterinary 
qualifications granted by veterinary institutions outside India as recognised veterinary 
qualifications for the purposes of the said Act and for that purpose makes the following 
amendment so as to include these veterinary qualifications in the SECOND 
SCHEDULE to the Act aforesaid, namely: 


( 4727-II - QUE 3 (11) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


In the SECOND SCHEDULE to the said Act, after serial number 9 and the entries 
relating thereto , the following serial numbers and entries shall be added , namely : 


THE SECOND SCHEDULE 
(See section 2 (e ) and section 16 ) 


RECOGNISED VETERINARY QUALIFICATIONS GRANTED BY INSTITUTIONS 

OUTSIDE INDIA 


Country and Institution 


Recognised veterinary 
qualification 


Abbreviation for 
registration 


2 


SLOVAK REPUBLIC 


1 


" 10 .University of Veterinary 

Medicine , Kosice , 
Slovak Republic . : 


(Diplom ) Doctor of 
Veterinary Medicine 
MVDr 


MVDr. 
( This qualification shall be 
a recognised veterinary 
qualification equivalent to 
B .V . Sc & A .H . of Indian 
Universities when granted 
on or before the 30th 
October, 2005 ). 


UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLIC 


(Diplom ) Master of 
Science in Veterinary 


11. Moscow State 

Academy of 
Veterinary Medicine 
and Biotechnology , 
Moscow . 


M . S. V . 
( This qualification shall be 
a recognised veterinary 
qualification equivalent 
to B . V . Sc . & A . H . of 
Indian Universities when 
granted on or before the 
30th October ,2005 ). 

M .S . V . M . 
( This qualification shall be a 

recognised veterinary 
qualification equivalent to 
B . V . Sc . & A . H . of Indian 
Universities when granted 
on or before the 30th 
October , 2005 )" . 


12 .N .M . Borissenko (Diplom ) Master of 

Zoo Veterinary Science in Veterinary 
Institute, Kharkov , Medicine 
Ukraine. 


[File No. 52 -44 /97 -LDT (VC ) 

PAVAN RAINA , Jt . Secy. 


Note : - The Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984 ) was published in the 
Gazette of India , Extra - ordinary part II , section 1 dated the 21st August, 1984 and since 
its enactment no new entry has been made in the Second Schedule to the said Act. 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Rug Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - - 2000 


